रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTI - Section 3 - Sub- section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं.१७ 


सं. 187 ] 
No. 1871 


नई दिल्ली , मंगलवार, फरवरी 25 , 2003 / फाल्गुन 6 , 1924 
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 25, 2003/PHALGUNA 6 , 1924 


- 


- 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2003 
का . आ . 222( अ ) - विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 ( 1998 का 14 ) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तिथि से विद्युत ( आपूर्ति ) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 43 - ए की 
उपधारा ( 2 ) को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान , उत्तरांचल और केरल राज्यों के लिए निरस्त करती है । 

[ फा. सं. 25/24/ 98 - आर एंड आर ] 

अजय शंकर, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st February, 2003 
S . O . 222 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 51 of the Electricity Regulatory Commissions Act , 
1998 ( 14 of 1998 ), the Central Government hereby appoints with effect from the date of publication of this notification , as the 
date on which sub - section (2 ) of Section 43A of the Electricity (Supply ) Act, 1948 (54 of 1948 ) shall be omitted in respect of 
the States of Gujarat,Maharashtra ,Rajasthan , Uttaranchal and Kerala . 

[ F. No . 2524/ 98- R & R] 
AJAY SHANKAR, Jt. Secy. 


545GI/ 2003 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


